रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/97 


*ADH 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 97 


रस्त्यमेव जप्त 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग | - - खण्ड ३ - उप - खण्ड (li) 
PART II - Section 3 -- Sub- section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


hine 


सं0686 ] 
No. 686 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9 , 1997 / अग्रहायण 18 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9 , 1997/AGRAHAYANA 18 , 1919 


N 


श्रम मंत्रालय 


आदेश 


नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 1997 


का . आ . 838( अ ).--- जबकि पवन हंस हेलीकोप्टर्स लि ., मुंबई के प्रबंधन और उनके कर्मकारों ( पायलटों ) जिनका प्रतिनिधित्व पवन हंस 
पायलट गिल्ड ( पी एच पी जी ) ने किया है , के मध्य एक औद्योगिक विवाद उठ गया है , 


जबकि उक्त प्रबंधन और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व पवन हंस पायलट गिल्ड ( पी एच पी जी ) मुंबई ने किया है , ने एक लिखित करार 
द्वारा उक्त विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 - क की उप - धारा (i ) के अधीन विवाचन के लिए संदर्भित किए 
जाने के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की है , 


और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
अपने आदेश सं. एल - 11030/01/97 - आई आर सी 1 दिनांक 19 जून, 1997 के तहत उक्त औद्योगिक विवाद को विवाचन के लिए संदर्भित कर दिया है , 


और जबकि उक्त संघ ने 27 नवम्बर, 1997 से हड़ताल का आश्रय लिया है जिससे मुंबई स्थित ओ एन जी सी के लिए पूरा उड़ान आपरेशन और 
ओ एन जी सी का तेल उत्पादन कार्य भी प्रभावित हुआ है , 


अत: अब केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 - क की उप - धारा 4 - क के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , लोक हित में तत्काल प्रभाव से उक्त हड़ताल को जारी रखे आने को एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है । 


[ सं. एल - 11013/01/ 97 - आई आर ( सी - 1 ) ] 


पदमा बालासुब्रमण्यन, संयुक्त सचिव 


3122 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IL - SEC . 3 (ii) 


MINISTRY OF LABOUR 


ORDER 


New Delhi, the 9th December, 1997 
S. O . 838 (E ).- Whereas an industrial dispute arose between themanagement of Pawan Hans Helecoptors Ltd ,Mumbai 
and their workman (Pilots) represented by Pawan Hans Pilots Guild (PHPG ); 

Whereas the said management and the workmen represented by Pawan Hans Pilots Guild (PHPG ) Mumbaihave by 
written agreement under Sub - section (1) of Section 10 - A of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) agreed to refer the 
said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said agreement; 

And whereas the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by Section 10 - A of the IndustrialDisputes 
Act, 1947 (14 of 1947) referred the said Industrial dispute for arbitration vide order No . L - 11030 /01/97- IR - CI dated the 19th 
June, 1997; 

And whereas the said union rosorted to strike w .e.f. 27th November, 1997 effecting the entire flying operations for 
ONGC at Mumbai as also the oil production work of the ONGC ; 

Now , therefore , the Central Government in exercise of the powers conferred under Sub -section 4 - A ofSection 10 - A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) hereby prohibit the continuance of the aforesaid strike in the public interest 
with immediate effect . 


No . L - 11013/01/ 97 - IR ( C - 1 ) ] 


PADMA BALASUBRAMANIAN , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


